रजिस्ट्री सं.डीएल-( एन ) 04 /0007/ 2003-20 


REGISTERED No.- DL-( N ) 04/ 0007/ 2003-20 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- सा .- 17082020-221160 
CG- DL- W - 17082020-221160 

साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 33 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , अगस्त 15 अगस्त 21, 2020 ( श्रावण 24, 1942 ) 
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 15 AUGUST 21, 2020 (SRAVANA 24 , 1942) 


No. 33 ] 


, 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग -खण्ड 2 


[PART I - SECTION 2 ] 
[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की 

नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 
[Notifications regarding Appointments , Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the 
Ministries of the Govt . of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ] 


अटल इनोवेशन मिशन 


( नीति आयोग ) 


नई दिल्ली, दिनांक 30 मार्च 2020 
सं .11013/01/2019-एआईएम - राष्ट्रपति , भारत संचार निगम लि ., कॉरपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली के सहायक महाप्रबंधक ( एजीएम ) 
श्री पीताम्बर साहू के अटल इनोवेशन मिशन, (एआईएम), नीति आयोग में पे मैट्रिक्स के स्तर 12 [पे बैंड 3-15600-39100 (ग्रेड पे-7600 ) संशोधन-पूर्व में 
प्रमुख ( प्रशासन) के रूप में विदेश सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को 1.04.2020 (पूर्वाह्न) से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए आगे बढ़ाते हैं । 
विदेश सेवा शर्तों पर उनकी प्रतिनियुक्ति के नियम एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं होगा । 

आर रमणन, मिशन निदेशक एवं अपर सचिव 


भारत निर्वाचन आयोग का सचिवालय 

नई दिल्ली -110001, दिनांक 13 जनवरी 2020 
सं . ए -19 / जी - ए / 141.-- आयोग के पत्र संख्या 182/1/2019 ( आईआईआईडीईएम), दिनांक 05.11.2019 और 10.12.2019 
के संदर्भ में तथा नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय ( एनएमएमएल ), नई दिल्ली से दिनांक 31 दिसंबर, 2019 के आदेश संख्या 
एफ - 7-15 / 2003 - प्रशा. के तहत दिनांक 31.12.2019 ( अपराह्न ) से सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी के पद से कार्यमुक्त 
किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री विकास कुमार को एतद्वारा एक (01) वर्ष अर्थात् 31.12.2020 तक या जब तक उनकी सेवाएं अपेक्षित 
हो, जो भी पहले हो, की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर वेतन मैटिक्स (67,700-2,08,700 / -रुपए ) के लेवल 11 में दिनांक 
01.01.2020 (पूर्वाह्न) से पुस्तकालय 

और 

सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है । 


1--192GI/ 2020 


(523) 


524 


भारत का राजपत्र , अगस्त 15 , 2020 ( श्रावण 24, 1942 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


2. श्री विकास कुमार का वेतन और भत्ते कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के समय - समय पर यथा - संशोधित दिनांक 17.06.2020 
के का.ज्ञा. सं. 6 / 8 / 2009 - स्था . ( वेतन-II) के अनुसार विनियमित किए जाएंगे । 

बी.सी. पात्रा, सचिव 


गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली -110001, दिनांक 31 जुलाई 2020 
सं . [ -11014 / 15 / 2019 - IPS.IV-- इस मंत्रालय के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.01.2020 के क्रम में , सुश्री किम, 
IPS (BH:2008) का श्री सुधीर कुमार नीलकंठम, IPS ( WB:2007) के साथ विवाह होने के आधार पर बिहार संवर्ग से पश्चिम बंगाल 
संवर्ग में किया गया अंतर संवर्ग स्थानांतरण सुश्री किम, IPS (BH: 2008) के अनुरोध पर रद्द किया जाता है । 

अंजन सरकार, अवर सचिव 


इस्पात मंत्रालय 

नई दिल्ली, दिनांक 21 जुलाई 2020 
सं. ए – सं. 5 (3) / 2015- स्थापना -- श्री के. मुरली, उप सचिव, इस्पात मंत्रालय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस ) का 
लाभ लेकर सरकारी सेवा से दिनांक 13.08.2020 से सेवानिवृत्त हो रहे हैं । 

मुकेश कुमार जैन, अवर सचिव 


सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 

नई दिल्ली -110011, दिनांक 5 अगस्त 2020 
सं . ए -19018 / 1926 / 2016 - ए ( पी एंड टी ) -- श्री पीयूष अग्रवाल ( जन्म तिथि 01.06.1964) के उप निदेशक (सामान्य प्रशासन 
प्रभाग) के ग्रेड में स्थायी समावेशन के परिणामस्वरूप 18 मार्च, 2020 को पूर्वाह्न में सहायक निदेशक ( ग्रेड-II) ( आर्थिक अन्वेषण ) के 
पद से त्याग पत्र दे दिया है । 


शान्तनु मित्र, अपर विकास आयुक्त ( प्रशासन ) 


सं . ए -19018 / 1926 / 2016 - ए ( पी एंड टी )-- राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर श्री पीयूष अग्रवाल को 
18 मार्च, 2020 की पूर्वाह्न से तत्काल समावेशन के आधार पर पे -बैंड-3 (15,600-39,100 रु. 6,600 रु. ग्रेड पे) (पूर्व संशोधित) 
के वेतनमान में उपनिदेशक ( सामान्य प्रशासन प्रभाग ) के ग्रेड में नियुक्त करते हैं । श्री पीयूष अग्रवाल को अगले आदेशों तक विकास 
आयुक्त कार्यालय, सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली में उपनिदेशक ( सामान्य प्रशासन प्रभाग) में नियुक्त किया 
जाता है । 


शान्तनु मित्र, अपर विकास आयुक्त ( प्रशासन ) 


विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 

( बायोटेक्नोलॉजी विभाग) 


नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 जुलाई 2020 
सं . ए-19011/02/ 2015- स्था . भारत के राष्ट्रपति श्री चन्द्र प्रकाश गोयल, भारतीय वन सेवा ( आईएफएस ), (उत्तर प्रदेश: 1986 ) 
के बायोटेक्नोलॉजी विभाग ( डीबीटी) में संयुक्त सचिव के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को दिनांक 16.09.2020 से आगामी एक 
वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

जे . पी . मीणा, उप सचिव 


पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 
( राष्ट्रीय मध्यावधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र ) 

नोएडा, दिनांक 2 जुलाई 2020 
सं. ए. -11019 / 11 / 2014(21 ) -एनएमआरएफ ( स्था ).-- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पत्र संख्या ए -32013 / 1 / 2020- Estt . 
दिनांक 29.06.2020 के अनुसरण में राष्ट्रपति, डॉ. देबासिस कुमार महापात्रा, वैज्ञानिक डी , 7 सीपीसी पे मैटिक्स, लेवल -12 
(र 78,800-2,09,200 ) को संशोधित सुनम्य पूरक योजना ( एमएफसीएस) के अंतर्गत स्व - स्थाने ( in- situ) आधार पर सामान्य केंद्रीय सेवा 


भाग -खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , अगस्त 15 , 2020 ( श्रावण 24, 1942 ) 


525 


समूह क , राजपत्रित ( वैज्ञानिक ) के वैज्ञानिक ई , 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स, लेवल -13 (₹1,23,100-2,15,900) में दिनांक 01 जुलाई 2020 
से अगले आदेशों तक पदोन्नत करते है । 

मनोज गुप्ता, निदेशक (प्र. एवं स्था .) 


सं. ए -11019 / 11 / 2014(22) –एनएमआरएफ ( स्था .) - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पत्र संख्या ए -32013 / 1 / 2020- Estt . 
दिनांक 29.06.2020 के अनुसरण में राष्ट्रपति, डॉ. अदिति , वैज्ञानिक डी , 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स , लेवल -12 (₹ 78,800-2,09,200 ) को 
संशोधित सुनम्य पूरक योजना (एमएफसीएस) के अंतर्गत स्व - स्थाने (In-situ ) आधार पर सामान्य केंद्रीय सेवा समूह क , राजपत्रित 
( वैज्ञानिक ) के वैज्ञानिक ई , 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स , लेवल -13 (₹1,23,100-2,15,900 ) में दिनांक 01 जुलाई, 2020 से अगले आदेशों 
तक पदोन्नत करते हैं । 

मनोज गुप्ता, निदेशक ( प्र. एवं स्था .) 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 
नई दिल्ली -110010, दिनांक 29 जून 2020 

शुद्धि पत्र 
सं . ए. 12025 / 455 / 2014 - सीएचएस - 1 - मंत्रालय के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07.04.2017 में आंशिक संशोधन के 
उपरांत डॉ. चन्द्र पाल का नाम डॉ. चन्द्र पाल गौतम पढ़ा जाए । अधिसूचना की शेष सामग्री समान है । 

के . वैंकटेसन , अवर सचिव 


दिनांक 21 जुलाई 2020 
सं. ए -12025 /262/ 2017- सीएचएस- 1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सुबिन एस. को दिनांक 
07 सितम्बर, 2017 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400 /- रूपए ग्रेड वेतन] ( पूर्व 
संशोधित ) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ . सुबिन एस . को एयरपोर्ट हैल्थ 
ऑर्गनाइज़ेशन , त्रिची के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

के . वैंकटेसन , अवर सचिव 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 
( कृषि , सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ) 

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई 2020 
सं. 2-5 / 2020 - आईएनएम / एसएलयूएसआई-- संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर , राष्ट्रपति, भारतीय मृदा 
एवं भू - उपयोग सर्वेक्षण, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग का अधीनस्थ कार्यालय की श्रीमती डोलन चम्पा सरकार, क्षेत्र 
अधिकारी , कोलकात्ता केन्द्र, को पे - मैट्रिक्स के लेवल -10 , वेतन 56,100-1,77,500 रुपए [ ग्रेड पे 5,400 / - रुपए सहित पी बी -3 के 
वेतनमान 15,600-39,100 रुपए, पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान] में सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह क 
राजपत्रित, अननुसचिवीय) के पद पर दिनांक 12 मार्च, 2020 ( पूर्वा.) से प्रोन्नति के आधार पर भारतीय मृदा एवं भू - उपयोग सर्वेक्षण, 
कोलकात्ता केन्द्र में सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

अनिल जैन , अवर सचिव 


सं. 2-5 / 2020 - आईएनएम / एसएलयूएसआई-- संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रपति, भारतीय मृदा 
एवं भू - उपयोग सर्वेक्षण, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग का अधीनस्थ कार्यालय की डॉ . काशी नाथ, क्षेत्र अधिकारी, 
अहमदाबाद केन्द्र, को पे - मैट्रिक्स के लेवल -10, वेतन 56,100-1,77,500 रुपए [ ग्रेड पे 5,400 / - रुपए सहित पी बी -3 के वेतनमान 
15,600-39,100 रुपए, पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान] में सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी (साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह क राजपत्रित, 
अननुसचिवीय) के पद पर दिनांक 17 मार्च, 2020 (पूर्वा.) से प्रोन्नति के आधार पर भारतीय मृदा एवं भू - उपयोग सर्वेक्षण, बैंगलूर केन्द्र 
में सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

अनिल जैन , अवर सचिव 


सं. 2-5 / 2020 - आईएनएम / एसएलयूएसआई -- विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर , राष्ट्रपति, भारतीय 
मृदा एवं भू - उपयोग सर्वेक्षण, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग का अधीनस्थ कार्यालय के श्री अनिल कुमार शैली , कार्यालय 


526 


भारत का राजपत्र , अगस्त 15 , 2020 ( श्रावण 24, 1942 ) 


[ भाग I- खण्ड 2 


अधीक्षक को पे - मैट्रिक्स के लेवल -7 में प्रशासनिक अधिकारी ( साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ख राजपत्रित, अनसचिवीय) के पद पर 
दिनांक 15 जनवरी, 2020 (पूर्वा.) से प्रोन्नति के आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 


अनिल जैन , अवर सचिव 


परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद 

मुंबई -400094, दिनांक 23 जुलाई 2020 
सं . एईआरबी / प्रशा / 1 / 77 / 796 -- राष्ट्रपति महोदय परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) के निम्नलिखित वैज्ञानिक 
अधिकारियों को अगली उच्चतर श्रेणी में पदोन्नति पर उनके नाम के आगे दर्शाये तारीखों से अगले आदेश निकलने तक इसी परिषद में 
नियुकित करते हैं : -- 


सं . 


अधिकारी का नाम एवं पदनाम 


पदोन्नति का ग्रेड 


वेतन मेट्रिक्स का लेवल 


दिये गये दिनांक 
से प्रभावी 


1 


01.07.2019 


2 


01.07.2019 


3 


01.07.2019 


01.07.2019 


4 

5 


01.07.2019 


6 


01.07.2020 


7 


01.07.2019 


01.07.2019 


9 


01.07.2019 


10 


01.07.2019 


11 


01.07.2019 


12 


01.07.2019 


श्री राजेन्द्र रामदास शेटे, वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) वैज्ञानिक अधिकारी ( ई ) वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 
श्री आशिष वि. रामटेके, वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) वैज्ञानिक अधिकारी ( ई ) वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 
श्री सुवादिप रॉय, वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) वैज्ञानिक अधिकारी ( ई ) वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 
श्री नीरज मोहन वी पी , वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) वैज्ञानिक अधिकारी ( ई ) वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 
श्रीमती अनन्या मोहंती, वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) वैज्ञानिक अधिकारी (ई ) वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 
श्रीमती सप्तपर्णा सरकार घटक , वैज्ञानिक अधिकारी | वैज्ञानिक अधिकारी ( ई) वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 
( डी ) 
श्री कवि उप्रेती, वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) 

वैज्ञानिक अधिकारी ( ई ) वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 
सुश्री शरमीन युसुफ शेख, वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) वैज्ञानिक अधिकारी ( ई ) वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 
श्री प्रदीप चंद्र गुप्ता, वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) वैज्ञानिक अधिकारी ( ई) वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 
श्री बलबीर कुमार सिंह, वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) वैज्ञानिक अधिकारी (ई ) वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 
श्री सुमित अवस्थी, वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) वैज्ञानिक अधिकारी ( ई ) वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 
श्री बासुकी बडाल, वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) वैज्ञानिक अधिकारी ( ई) वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 
श्री ऋतु राज, वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) 

वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) | वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 
श्री पुनीत श्रीवास्तव, वैज्ञानिक अधिकारी ( सी ) वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) | वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 
श्री निशीकांत भाउसाहेब 

वाडकर, वैज्ञानिक | वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) | वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 
अधिकारी ( सी ) 
श्री चन्दन कुमार झा , वैज्ञानिक अधिकारी ( सी ) वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) | वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 
कुमारी निशु , वैज्ञानिक अधिकारी ( सी ) 

वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) | वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 
श्री गणेश पटेल , वैज्ञानिक अधिकारी ( सी ) 

वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) | वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 
श्री निलेश पलकधारी यादव, वैज्ञानिक अधिकारी वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) | वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 
( सी ) 
श्री दिपेश कुमार असाटी, वैज्ञानिक अधिकारी ( सी ) वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) | वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 
श्री प्रणव पी . नायर, वैज्ञानिक अधिकारी ( सी ) वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) | वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 
कुमारी वैदेही श्रीवास्तव, वैज्ञानिक अधिकारी ( सी ) वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) | वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 
श्रीमती ऋतु रानी, वैज्ञानिक अधिकारी ( सी ) वैज्ञानिक अधिकारी ( डी ) | वेतन मैट्रिक्स लेवल 11 


13 


01.07.2019 


14 


01.07.2019 


15 


01.07.2019 


16 


01.07.2019 


17 


01.07.2019 


18 


01.07.2019 


19 


01.07.2019 


20 


01.07.2019 


21 


01.07.2019 


22 


01.07.2019 


23 


01.07.2019 


कृष्णकुमार वी., प्रशासनिक अधिकारी- III 


भाग I— खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , अगस्त 15 , 2020 ( श्रावण 24, 1942 ) 


527 


ग्रामीण विकास मंत्रालय 

( भूमि संसाधन विभाग) 

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2020 
सं. ए. 38012 / 1 / 2020 - प्रशा.— श्री रोलखूमलेन बुहरिल, आईएएस (टीएन: 1984 ) सचिव , ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि 
संसाधन विभाग को दिनांक 31.07.2020 (अपराह्न) से अधिवार्षिता की आयु पूरी होने पर सरकारी सेवा से सेवा - निवृत्त किया जाता है । 

मित्र सैन , उप महानिदेशक 


नई दिल्ली -110011, दिनांक 15 जुलाई 2020 
सं . ए. 19013 / 2 / 2020 - प्रशा. - राष्ट्रपति, श्री सुशील कुमार डैला, आईएफएस (एएमः 2000 ) को दिनांक 13.07.2020 के 
पूर्वाह्न से भूमि संसाधन विभाग में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं । 

टीएच. लियानबोई, अवर सचिव 


महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2020 
सं . प्रशा.- 47 / 4 / 2015 - प्रशा. - राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं. 36 / 01 / 2020 -ईओ ( एसएम. I) 
दिनांक 24.07.2020 के अनुसरण में , श्री राम मोहन मिश्रा, भा.प्र.से. ( एएमः 1987) को दिनांक 29 जुलाई, 2020 के अपराह्न से महिला एवं 
बाल विकास मंत्रालय में सचिव पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं 

बी . बी . बसेशंकर , अवर सचिव 


। 


नागर विमानन मंत्रालय 


नई दिल्ली -3, दिनांक 6 जुलाई 2020 
सं . सी -31013 / 02 / 2020 - सतर्कता — मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के दिनांक 12.05.2020 के आदेश संख्या 
36 / 01 / 2020 - EO ( एसएम-I) के अनुसरण में , सुश्री आरती भटनागर, आइडीएएस ( 90), मुख्य सतर्कता अधिकारी, एअर इंडिया 
लिमिटेड, को दिनांक 12 मई, 2020 की पूर्वाह्न से, उनके द्वारा धारित पद का अपर सचिव के रैंक और वेतन में अस्थायी रूप से 
उन्नयन ( upgradation) करते हुए, उनके वैयक्तिक प्रभाव के तौर पर, अपर सचिव के स्तर तक स्वस्थाने (in-situ ) पदोन्नति प्रदान की 
जाती है । 

नरेंद्र सिंह, अवर सचिव 


रेल मंत्रालय 

(रेलवे बोर्ड ) 

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2020 
सं . ईआरबी -1 / 2015 / 2 / 34 - राष्ट्रपति जी , सुश्री जया वर्मा, आईआरपीएफएस , को 11.07.2020 के अपराहन से, 
वेतनमान -15 पदोन्नत होने पर, अपर महानिदेशक, आईआरपीएफएस , रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

सुशांत कुमार मिश्रा, सचिव 


नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय 

नई दिल्ली -110003, दिनांक 31 जुलाई 2020 
सं. 151 / 9 / 89– प्रशासन-I— अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के श्री जी एल 
मीणा, वैज्ञानिक जी , दिनांक 31 जुलाई 2020 ( अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत हुए । 

अरविंद पोखरियाल , अवर सचिव 


सं. 6 / 254 / 94 - प्रशासन-I- अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के श्री आनंद 
अरविन्द नरवणे, वैज्ञानिक ई , दिनांक 31 जुलाई 2020 ( अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत हुए । 

अरविंद पोखरियाल, अवर सचिव 


528 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 15 , 2020 (SRAVANA 24 , 1942 ) 


[PART I - SEC . 2 


ATAL INNOVATION MISSION 

(NITI AAYOG ) 


New Delhi, the 30th March 2020 


No. 11013/01 /2019 - AIM — The President is pleased to extend the period of deputation on foreign services terms of 
Sh . Pitambar Sahoo , Assistant General Manager ( AGM ) Bharat Sanchar Nigam Ltd., Corporate Office , New Delhi as Head 
(Administration ) in Atal Innovation Mission , ( AIM ), NITI Aayog in the Level 12 of Pay Matrix [PB 3- 15,600-39,100 (Grade 
Pay of Rs. 7,600 /-) Pre -revised ] w.e.f. 01.04.2020 (FN ) for a period upto 31.12.2021. The other terms & conditions of his 
deputation on foreign & service terms would remain unchanged . 


R.RAMANAN ,Mission Director & Addl. Secy . 


SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA 


New Delhi-110001, the 13th January 2020 


No. A - 19 /G - A / 141 — With reference to Commission s letter No. 182/1/2019 ( III DEM ) dated 05.11.2019 and 
10.12.2019 , and consequent upon having been relieved from the post of Assistant Library and Information Officer w.e.f. 
31.12.2019 ( A /N ) from Nehru Memorial Museum and Library (NMML ), New Delhi vide Order No. F.7-15 /2003-Admn . 
Dated 31st December, 2019 Shri Vikas Kumar is hereby appointed as Library and Information Officer w.e.f. 01.01.2020 
(F /N ) , in the Level 11 of Pay Matrix [Rs. 67,700-2,08,700 /-] on deputation basis , for a period of one (01) year i.e. upto 
31.12.2020 or till his services are required , whichever is earlier . 


2. The pay and allowances of Shri Vikas Kumar shall be regulated in terms of the DoPT s OM No. 6 / 8 /2009 - Estt. 
(Pay - II), dated 17.06 . 22010 , as amended from time to time. 


B.C. PATRA , Secretary 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


New Delhi- 110001, the 31st July 2020 


No. 1-11014 / 15 /2019 - IPS.IV – In continuation of this Ministry s Notification of even number dated 07th January , 
2020 , inter -cadre transfer of Ms. Kim , IPS (BH : 2008) from Bihar cadre to the IPS cadre of West Bengal on the grounds of 
her marriage with Shri Sudheer Kumar Neelakantam , IPS (WB : 2007), may be treated as cancelled , on the request of 
Ms. Kim , IPS (BH : 2008). 


ANJAN SARKAR , Under Secretary 


MINISTRY OF STEEL 


New Delhi, the 21st July 2020 


No. A -No. 5 ( 3 )/2015-Estt.—Shri K. Murali , Deputy Secretary , Ministry of Steel, stands retired from the 
Government Service with effect from 13.08.2020 by opting VRS . 


MUKESH KUMAR JAIN , Under Secretary 


MINISTRY OF MICRO , SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 


New Delhi-110011 , the 5th August 2020 


No. A - 19018 / 1926 /2016 - A (P & T )—Consequent upon his permanent absorption in the Grade of Deputy Director 
(General Administrative Division ), Shri Piyush Agarwal, (DoB - 01.06.1964), has resigned from the post of Assistant Director 
(Grade- II ) (Economic Investigation ) with effect from the forenoon of 18th March , 2020 . 


SANTANU MITRA , Addl. Development Commissioner ( Admn.) 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 15 , 2020 (SRAVANA 24 , 1942 ) 


529 


No. A - 19018 / 1926 / 2016 - A (P & T )—On the recommendations of the Union Public Service Commission , the 
President is pleased to appoint Shri Piyush Agarwal to the Grade of Deputy Director (General Administrative Division ) in the 
scale of pay PB - 3 [Rs. 15600 - 39100 + Grade Pay Rs. 6600 ] (pre- revised ) on immediate absorption basis with effect from 
the forenoon of 18th March 2020. Shri Piyush Agarwal is posted as Deputy Director (General Administrative Division ) in the 
Office of the Development Commissioner , Ministry of MSME , New Delhi until further orders. 


SANTANU MITRA , Addl. Development Commissioner (Admn.) 


MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY 
(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY) 


New Delhi - 110003, the 20th July 2020 
No. A - 19011/02 /2015 -Estt. — The President of India is pleased to extend the Central deputation tenure of 
Shri Chandra Prakash Goyal, IFS (UP: 1986 ) as Joint Secretary, Department of Biotechnology (DBT) for a period of one 
year, beyond 16.09.2020 . 


J.P. MEENA , Deputy Secretary 


MINISTRY OF EARTH SCIENCES 
(NATIONAL CENTRE FOR MEDIUM RANGE WEATHER FORECASTING ) 


Noida, the 2nd July 2020 
No. A - 11019 /11/2014 ( 21)-NMRF (Estt.) — In pursuance of MoES letter No. A - 32013/1/2020 -Estt. Dated 29 June 
2020 , the President is pleased to upgrade /promote Dr. Debasis Kumar Mahapatra, Scientist D Pay Matrix Level 12 
(Rs. 78,800—2,09,200 ) to the grade of Scientist E , Pay Matrix Level 13 (Rs. 1,23,100—2,15,900 ) of General Central 
Service Group A Gazetted (Scientific ) post on in - situ basis under the Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS) 
with effect from 01/07/2020 and until further orders. 


MANOJ GUPTA , Director ( Admin . & Estt .) 


No. A - 11019 /11/2014 (22 ) -NMRF (Estt.) — In pursuance of MOES letter No. A - 32013 /1 /2020 - Estt. Dated 29 June 
2020 , the President is pleased to upgrade/ promote Dr. Aditi , Scientist D Pay Matrix Level 12 (Rs. 78,800—2,09,200 ) to the 
grade of Scientist E , Pay Matrix Level 13 (Rs. 1,23,100—2,15,900 ) of General Central Service Group A Gazetted 
( Scientific ) post on in -situ basis under the Modified Flexible Complementing Scheme (MFCS) with effect from 01/07/2020 
and until further orders . 


MANOJGUPTA , Director ( Admin . & Estt.) 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


New Delhi- 110011, the 29th June 2020 


CORRIGENDUM 


No. A. 12025/ 455/2014 - CHS - I — In partial modification of this Ministry s notification of even number dated 
07.04.2017 , the name of Dr. Chandra Pal may be read as Dr. Chandra Pal Gautam , rest of the content of the notification 
remains the same. 

K. VENKATESAN , Under Secretary 


The 21st July 2020 
No. A.12025 /262/2017 -CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Subin S. to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB -3 
[Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400 ] (pre-revised ) in a temporary capacity with effect from the Forenoon of 
07th September, 2017 until further orders. Dr. Subin S.is posted as Medical Officer under APHO , Thiruchirapalli . 

K. VENKATESAN , Under Secretary 


530 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 15 , 2020 (SRAVANA 24 , 1942 ) 


[PART 1 - SEC . 2 


MINISTRY OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE 
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE , COOPERATION & FARMERS WELFARE ) 

New Delhi, the 9th July 2020 
No. 2-5 /2020 - INM / SLUSI — On the recommendations of Union Public Service Commission , the President is pleased 
to appoint Smt. Dolan Champa Sarkar, Field Officer, Kolkatta Centre, Soil and Land Use Survey of India , a subordinate 
office of the Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare to the post of Assistant Soil Survey Officer 
(General Central Service , Group ‘ A ’ Gazetted , Non -Ministerial) in Kolkatta Centre of Soil and Land Use Survey of India , in 
the level- 10 of Pay Matrix of Rs. 56,100-1,77,500 /- [Pre -revised Pay Scale of Rs. 15,600-39,100 in PB - 3 with Grade Pay of 
Rs. 5,400 /-), on promotion basis, w.e.f. the forenoon of 12th March , 2020 . 

ANIL JAIN , Under Secretary 


No. 2-5 /2020 - INM / SLUSI — On the recommendations of Union Public Service Commission , the President is pleased 
to appoint Dr. Kashi Nath , Field Officer, Ahmadabad Centre, Soil and Land Use Survey of India , a subordinate office of the 
Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare to the post of Assistant Soil Survey Officer, (General Central 
Service , Group ‘ A ’ Gazetted , Non -Ministerial) in Bangalore Centre of Soil and Land Use Survey of India, in the level- 10 of 
Pay Matrix of Rs. 56,100-1,77,500 /- [Pre -revised Pay Scale of Rs. 15,600-39,100 in PB - 3 with Grade Pay of Rs. 5,400 /- ), on 
promotion basis , w.e.f. the forenoon of 17th March , 2020 . 

ANIL JAIN , Under Secretary 


No. 2-5 /2020 -INM /SLUSI — On the recommendations of Departmental Promotion Committee , the President is 
pleased to appoint Shri Anil Kumar Shaily , Office Superintendent, Soil and Land Use Survey of India, a subordinate office of 
the Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare to the post of Administrative Officer (General Central 
Service , Group B Gazetted ,Ministerial) in Soil and Land Use Survey of India , in the level- 7 of Pay Matrix , on promotion 
basis , w.e.f. the forenoon of 15th January , 2020 . 

ANIL JAIN , Under Secretary 


ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD 


Mumbai-400 094 , the 23rd July 2020 
No. AERB /Adm /1/77 /796 — The President is pleased to appoint the following Scientific Officers of the Atomic 
Energy Regulatory Board ( AERB ) on promotion to the next higher grade w.e.f. the date shown against each in the same 
Board until further order: 


Sr. No. 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


Name of the Officer & Designation 
Shri Rajendra Ramdas Shete , SO / D 
Shri Ashish V. Ramteke, SO / D 
Shri Suvadip Roy SO /D 
Shri Neeraj Mohan V.P. , SO /D 
Smt. Ananya Mohanty , SO / D 
Smt. Saptaparna Sarkar Ghatak , SO / D 
Shri Kavi Upreti, SO / D 
Ms. Sharmin Yusuf Shaikh , TO / D 
Shri Pradeep Chandra Gupta , TO /D 
Shri Balbir Kumar Singh , SO / D 
Shri Sumit Awasthi, SO / D 
Shri Basuki Baral, SO / D 
Shri Ritu Raj, SO / D 
Shri Puneet Srivastava , SO / C 
Shri Nishikant Bhausaheb Wadkar , 
SO / C 


Grade on Promotion 
Scientific Officer ( E ) 
Scientific Officer ( E ) 
Scientific Officer (E ) 
Scientific Officer ( E ) 
Scientific Officer ( E ) 
Scientific Officer (E ) 
Scientific Officer ( E ) 
Technical Officer ( E ) 
Technical Officer ( E ) 
Scientific Officer (E ) 
Scientific Officer ( E ) 
Scientific Officer ( E ) 
Scientific Officer (E ) 
Scientific Officer ( D ) 
Scientific Officer ( D ) 


Level in Pay Matrix 
Level 12 of Pay Matrix 
Level 12 of Pay Matrix 
Level 12 of Pay Matrix 
Level 12 of Pay Matrix 
Level 12 of Pay Matrix 
Level 12 of Pay Matrix 
Level 12 of Pay Matrix 
Level 12 of Pay Matrix 
Level 12 of Pay Matrix 
Level 12 of Pay Matrix 
Level 12 of Pay Matrix 
Level 12 of Pay Matrix 
Level 12 of Pay Matrix 
Level 11 of Pay Matrix 
Level 11 of Pay Matrix 


With effect from 

01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 


8 . 


9 . 


10 . 


11 . 


12 . 
13 . 


14 . 


01/07/2019 


15 . 


01/07/2019 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 15 , 2020 ( SRAVANA 24 , 1942) 


531 


Sr. No. 


With effect from 


16 . 


17 . 


18 . 


19 . 
20 . 


Name of the Officer & Designation 
Shri Chandan Kumar Jha , SO / C 
Kumari Nishu , SO / C 
Shri Ganesh Patel, SO /C 
Shri Nilesh Palakdhari Yadav , SO / C 
Shri Deepesh Kumar Asati , SO /C 
Shri Pranav P. Nair , SO / C 
Kumari Vaidehi Shrivastava, SO /C 
Smt. Ritu Rani, SO /C 


Grade on Promotion 
Scientific Officer (D ) 
Scientific Officer ( D ) 
Scientific Officer ( D ) 
Scientific Officer ( D ) 
Scientific Officer (D ) 
Scientific Officer (D ) 
Scientific Officer (D ) 
Scientific Officer ( D ) 


Level in Pay Matrix 
Level 11 of Pay Matrix 
Level 11 of Pay Matrix 
Level 11 of Pay Matrix 
Level 11 of Pay Matrix 
Level 11 of Pay Matrix 
Level 11 of Pay Matrix 
Level 11 of Pay Matrix 
Level 11 of Pay Matrix 


01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 
01/07/2019 


21 . 


22 . 


23 . 


KRISHNAKUMAR V., Administrative Officer- III 


MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT 
(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES ) 


New Delhi, the 31st July 2020 
No. A. 38012/ 1/2020 - Admn. - Shri Ruolkhumlien Buhril IAS ( TN : 1984 ) Secretary, Ministry of Rural 
Development, Department of Land Resources, stands retired from Government Service on Attaining the age of 
superannuation on 31.07.2020( AN ) . 

MITTER SAIN , Deputy Director General 


New Delhi- 110011, the 15th July 2020 
No. A - 19013/1 / 2020 –Admn. — The President is pleased to appoint Shri Sushil Kumar Daila, IFoS ( AM : 2000 ) as 
Director in the Department of Land Resources with effect from the forenoon of 13.07.2020 . 

TH . LIANBOI, Under Secretary 


MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 


New Delhi- 3 , the 31st July 2020 
No. ADMN -47 /4 /2015 - ADMN . — In pursuance of Department of Personnel and Training s Order No. 36 /01/2020 
EO ( SM.I) dated 24.07.2020 , the President is pleased to appoint Shri Ram Mohan Mishra , IAS (AM : 1987) as Secretary in 
the Ministry of Women and Child Development with effect from the afternoon of 29th July , 2020 . 


B.B. BASESHANKAR , Under Secretary 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 


New Delhi, the 6th July 2020 
No. C -31013 /02/ 2020 - Vig - In pursuance of Appointments Committee of the Cabinet Order No. 36 /01/2020 
EO (SM -I) dated 12.05.2020 , Ms. Arti Bhatnagar, IDAS (90 ), Chief Vigilance Officer , Air India Ltd., is granted in -situ 
upgradation to the level of Additional Secretary, as a measure personal to her, by temporarily upgrading the post held by her, 
in the rank and pay of Additional Secretary , with effect from forenoon of 12th May, 2020 . 


NARENDRA SINGH , Under Secretary 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 


New Delhi, the 24th July 2020 
No. ERB - 1/ 2015 /2 / 34The President is pleased to appoint Ms. Jaiaya Varmah , IRPFS, as Additional Director 
General, IRPFS , Railway Board on promotion to Pay level- 15 with effect from afternoon of 16.07.2020 . 


SUSHANT KUMAR MISHRA , Secretary 


532 


THE GAZETTE OF INDIA , AUGUST 15 , 2020 (SRAVANA 24 , 1942 ) 


[PART I - SEC . 2 


MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY 


New Delhi- 110003, the 31st July 2020 
No. 151 /9 /89 - ADMIN -I — On attaining the age of superannuation , Sh . G.L. Meena, Scientist G in Ministry of 
New & Renewable Energy retired from Government Service with effect from 31st July , 2020 (AN ). 

ARVIND POKHRIYAL, Under Secretary 


No. 6 / 254 /94 -ADMIN - I — On attaining the age of superannuation , Sh . Anand Arvind Narvane , Scientist E in 
Ministry of New & Renewable Energy retired from Government Service with effect from 31st July , 2020 ( AN ) . 


ARVIND POKHRIYAL , Under Secretary 


महाप्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली -110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली -110054 द्वारा ई- प्रकाशित 
UPLOADED BY GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI- 110002 

AND E -PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 


SUBIR NARAYAN 
GARAI 


Digitally signed by SUBIRNARAYAN GARA 
Dale 2020.09.17 15:28:17 +05:30 


